निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 749 ) 


24 भाद्र 1936 ( श ) 
पटना , सोमवार , 15 सितम्बर 2014 


सं0 1 / प्रा0आ0 - 0 - 3 - 56 / 14 - 3348 / आ0प्र0 

आपदा प्रबंधन विभाग 


संकल्प 


9 सितम्बर 2014 
विषय: - वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014 - 15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष - 2245 - 80 - 001 - 0002 - बिहार 

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय शीर्ष - 31 04 - सहायक अनुदान वेतन तथा 31 06 
सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत उपबंधित कुल ₹407. 21 लाख ( चार करोड़ सात 
लाख इक्कीस हजार रूपये ) के निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में । 

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है । आपदा प्रबंधन 
विभाग की अधिसूचना संख्या - 180 / आ0प्र0 दिनांक 15.01. 2013 द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( कृत्य एवं 
प्रबंधन) नियमावली, 2012 अधिसूचित है । उक्त नियमावली के नियम - 33 के उप -नियम 1 एवं 2 में अंकित उद्देश्यों 
हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रशासनिक निधि का गठन किया गया है । इस प्रशासनिक निधि का 
संधारण बैंक खाता के माध्यम से किया जाना है । प्रशासनिक निधि हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 
2245 - 80 - 001 - 0002 - बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय शीर्ष - 31 04 - सहायक अनुदान - वेतन तथा 
31 06 - सहायक अनुदान - वेतनादि के अलावा के अन्तर्गत राशि की निकासी एवं भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 
की जानी है । सहायक अनुदान की उक्त राशि की निकासी एवं भुगतान विभाग द्वारा किये जाने के पूर्व यह आवश्यक 
है कि राशि के निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त की जाय । 


बिहार गजट ( असाधारण), 15 सितम्बर 2014 
2. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014 - 15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष - 2245 - 80 - 001 - 0002 - बिहार राज्य 
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विषय शीर्ष - 31 04 - सहायक अनुदान - वेतन तथा 31 06 - सहायक अनुदान - वेतनादि के 
अलावा के अन्तर्गत निम्नानुसार बजट उपबंध है: 

( राशि रूपये लाख में ) 
क्र0 शीर्ष 

विषय शीर्ष | बजट में उपबंधित राशि 
गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष 

₹120. 11 लाख 
2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत , 31 04 - सहायक अनुदान - वेतन । ( एक करोड़ बीस लाख 
उपमुख्य शीर्ष - 80 - सामान्य , लघुशीर्ष - 001 

ग्यारह हजार) 
निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष - 0002 

₹287. 10 लाख 

31 06 - सहायक अनुदान 
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 

( दो करोड़ सतासी लाख 

वेतनादि के अलावा 
विपत्र कोड - एन2245800010002 

दस हजार ) 


कुल योग 


₹407 . 21 लाख 
( चार करोड़ सात लाख 

इक्कीस हजार ) 


अतएव उपरोक्तानुसार मंत्रिपरिषद् द्वारा गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष - 2245 - 80 - 001 - 0002 - बिहार राज्य 
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दोनों विषय शीर्षों के अन्तर्गत कुल ₹407. 21 लाख ( चार करोड़ सात लाख इक्कीस 
हजार) की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति दी गई है । 
आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

___ व्यास जी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 749-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih . nic .in 


